रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 18 , 2017 / आश्विन 26 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 18 , 2017 /ASVINA 26 , 1939 


सं . 2971] 


NEW DELHI, WEI 


No. 2971 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

_ (वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2017 

सं. 34 / 2015 - 2020 
विषय : विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 में संशोधन के संबंध में । 


का . आ . 3391( अ ). - समय - समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति , 2015 - 2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित 
विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 
एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 में निम्नलिखित संशोधन करती है । 
1) मौजूदा पैरा 4.41(iii ) निम्नानुसार पढ़ा जाता है: 

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के चार सितारा निर्यात हाऊस और अन्य क्षेत्र के पांच सितारा निर्यात हाऊस को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा 

नामित अभिकरण के रुप में मान्यता दी जा सकती है । 
2) पैरा 4.41 (iii) को संशोधित किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 
विदेश व्यापार नीति ( 2015 - 2020 ) के तहत नामित अभिकरणों द्वारा सोने के आयात के संबंध में किसी प्रावधान 
के बावजूद, नामित अभिकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किसी चार सितारा और पांच सितारा हाऊस द्वारा सोने का आयात 
वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन है तथा नामित अभिकरण प्रमाण पत्र की बकाया वैधता अवधि के दौरान उन्हें 
सोने का आयात करने की अनुमति स्वंय विनिर्माण के प्रयोजन हेतु केवल एक निविष्टि के रुप में तथा निर्यात 

करने के लिए प्राप्त है । 
इस अभिसूचना का प्रभावः 

अब से चार सितारा निर्यात हाऊस और पांच सितारा निर्यात हाऊस स्तर धारकों को कोई नामित अभिकरण प्रमाणपत्र 
प्रदान / नवीकृत नहीं किया जाएगा । मौजूदा नामित अभिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त चार सितारा और पांच हाऊसों द्वारा सोने का 
आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन है तथा उन्हें नामित अभिकरण प्रमाण पत्र की बकाया वैध अवधि के दौरान सोने का 
आयात करने की अनुमति केवल स्वंय विनिर्माण करने और निर्यात करने के प्रयोजन के लिए दी गई है । 

[ फा. सं. 01 / 94 / 180 / 204 / एएम 18 / पीसी - 4 ] 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


6319 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, 18th October, 2017 

No. 34 / 2015 - 2020 
Subject: Amendments in Foreign Trade Policy 2015 - 20 -reg 

S. O . 3391 (E ). — In exercise of powers conferred by Section 5 of FT ( D & R ) Act, 1992 , read with 
paragraph 1 .02 of the Foreign Trade Policy , 2015- 2020 , as amended from time to time, the Central 
Government hereby makes following amendments in Foreign Trade Policy 2015 - 20 . 

1. Existing Para 4 .41(iii ) reads as under : 

Four Star Export House from Gems & Jewellery sector and Five Star Export House from any 

sector may be recognized as Nominated Agency by Regional Authority . 
2 . Para 4 .41(iii) is amended to read as under: 

Notwithstanding any provision relating to import of gold by Nominated Agencies under 
Foreign Trade Policy (2015 - 2020), the import of gold by Four Star and Five Star Houses 
with Nominated Agency Certificate is subjected to actual user condition and are permitted 
to import gold as input only for the purpose of manufacture and export by themselves 

during the remaining validity period of the Nominated Agency certificate. 

Effect of this Notification : Henceforth no Nominated Agency Certificate shall be issued/renewed for 
Four Star Export House and Five Star Export House status holders . Import of gold by Four Star and Five Star 
Houses with existing Nominated Agency Certificate is subjected to Actual user condition and are permitted to 
import gold as input only for the purpose of manufacture and export by themselves during the remaining 
validity period of the Nominated Agency certificate . 

[F . No. 01 /94 / 180 /204 / AM 18 /PC -4 ] 
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade 


India Press,Ring Rodelhi-110054. ALOK 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 . 10 .24 
15 :04:09 + 05 30 


KUIVAR 


